निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 कार्तिक 1935 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 20 नवम्बर 2013 


( संo पटना 860 ) 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 
25 सितम्बर 2013 


सं0 9 / आरोप (राज0उ0 ) 2 - 01 / 2012 - 2890 — विभागीय आदेश सं० 1 / बन्दोबस्ती - 30 आ०गो०को० - 01 / 


2012 - 04 / ECC दिनांक 19.03.2012 द्वारा निलम्बित श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद , 
सीतामढ़ी को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 

2. निलम्बन अवधि के वेतनादि का भुगतान श्री सिन्हा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल 
से प्रभावित होगा । 
3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का आदेश प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विजय रंजन , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 860 -571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


